पंजीकरण संख्या - यू ० ए० / डी 0 ओ 0 / डी 0 डी 0एन0 / 30 / 2015-17 


सरकारी गजट, उत्तराखण्ड 


उत्तराखण्ड सरकार द्वारा प्रकाशित 

रुड़की 
खण्ड -17 ] रुड़की, शनिवार, दिनांक 21 मई, 2016 ई० (बैशाख 31, 1938 शक सम्वत् ) [ संख्या 21 

विषय - सूची 
प्रत्येक भाग के पृष्ठ अलग - अलग दिये गए हैं , जिससे उनके अलग - अलग खण्ड बन सकें 


विषय 


पृष्ठ संख्या 


वार्षिक चन्दा 


रु ० 


सम्पूर्ण गजट का मूल्य 


... 


. 


3075 


281-284 


1500 


493-503 


1500 


975 


भाग 1 -विज्ञप्ति - अवकाश, नियुक्ति, स्थान-नियुक्ति , स्थानान्तरण, 

अधिकार और दूसरे वैयक्तिक नोटिस 
भाग 1 - क -नियम, कार्य-विधियां , आज्ञाएं , विज्ञप्तियां इत्यादि जिनको 

उत्तराखण्ड के राज्यपाल महोदय, विभिन्न विभागों के 

अध्यक्ष तथा राजस्व परिषद् ने जारी किया 
भाग 2 - आज्ञाएं, विज्ञप्तियां , नियम और नियम विधान, जिनको केन्द्रीय 

सरकार और अन्य राज्यों की सरकारों ने जारी किया, हाई 
कोर्ट की विज्ञप्तियां, भारत सरकार के गजट और दूसरे 

राज्यों के गजटों के उद्धरण 
भाग 3 - स्वायत्त शासन विभाग का क्रोड़- पत्र, नगर प्रशासन , नोटीफाइड 

एरिया, टाउन एरिया एवं निर्वाचन (स्थानीय निकाय ) तथा 
पंचायतीराज आदि के निदेश जिन्हें विभिन्न आयुक्तों 

अथवा जिलाधिकारियों ने जारी किया 
भाग 4 -निदेशक, शिक्षा विभाग , उत्तराखण्ड 
भाग 5 - एकाउन्टेन्ट जनरल , उत्तराखण्ड 
भाग 6 -बिल , जो भारतीय संसद में प्रस्तुत किए गए या प्रस्तुत किए 

जाने से पहले प्रकाशित किए गए तथा सिलेक्ट कमेटियों 

की रिपोर्ट 
भाग 7 - इलेक्शन कमीशन ऑफ इण्डिया की अनुविहित तथा अन्य 

निर्वाचन सम्बन्धी विज्ञप्तियां 
भाग 8 - सूचना एवं अन्य वैयक्तिक विज्ञापन आदि 
स्टोर्स पर्चेज - स्टोर्स पर्चेज विभाग का क्रोड़ - पत्र आदि 


975 


।।। 


975 


975 


- 


975 


975 


... 


133 


975 


--- 


1425 


281 - क 


282 


उत्तराखण्ड गजट , 21 मई , 2016 ई ० (बैशाख 31, 1938 शक सम्वत् ) 

[ भाग 1 
भाग 1 
विज्ञप्ति - अवकाश, नियुक्ति, स्थान -नियुक्ति, स्थानान्तरण, अधिकार और दूसरे वैयक्तिक नोटिस 

परिवहन अनुभाग -1 

अधिसूचना 

19 सितम्बर, 2015 ई ० 
संख्या 775 / IX - 1 / 39 / 2015- एतद्द्वारा केन्द्रीय मोटरयान अधिनियम , 1988 की धारा -215 की उपधारा (2) 
के अन्तर्गत अधिसूचना संख्या -663 / IX - 1 / 39 / 2014, दिनांक 09-12-2014 द्वारा मा 0 परिवहन मंत्री जी की अध्यक्षता 
में गठित राज्य सड़क सुरक्षा परिषद् में निम्नलिखित प्रमुख सचिव / सचिव को राज्य सड़क सुरक्षा परिषद् में सदस्य के 
रूप में सम्मिलित किये जाने की महामहिम राज्यपाल निम्नवत् स्वीकृति देते हैं : 
(i) प्रमुख सचिव / सचिव , आबकारी विभाग , उत्तराखण्ड शासन 

सदस्य 
( i ) प्रमुख सचिव / सचिव , शिक्षा विभाग, उत्तराखण्ड शासन 

प्रमुख सचिव / सचिव, शहरी विकास विभाग , उत्तराखण्ड शासन 
(iv) प्रमुख सचिव / सचिव, वित्त विभाग , उत्तराखण्ड शासन 
राज्य सड़क सुरक्षा परिषद् की साल में कम से कम दो बैठक अनिवार्य होंगी । 

आज्ञा से , 
एस० रामास्वामी, 

प्रमुख सचिव । 


सदस्य 


सदस्य 


सदस्य 


2 . 


न्याय अनुभाग -3 

अधिसूचना 

नियुक्ति 

02 मई , 2016 ई ० 
संख्या 75 / XXXVI(3 ) /2016-208/01-T.C.-I- कुटुम्ब न्यायालय अधिनियम , 1984 ( अधिनियम संख्या -66 , 
सन् 1984 ) की धारा -4 की उपधारा (1) के अधीन शक्ति का प्रयोग करके महामहिम राज्यपाल, मा 0 उत्तराखण्ड उच्च 
न्यायालय, नैनीताल की सहमति से श्री अरविन्द नाथ त्रिपाठी, सिविल जज ( सी 0 डि 0) / सचिव , जिला विधिक सेवा 
प्राधिकरण , ऊधमसिंह नगर को अपर न्यायाधीश, अपर कुटुम्ब न्यायालय, ऋषिकेश, देहरादून के पद पर कार्यभार ग्रहण 
करने की तिथि से नियुक्त करने की सहर्ष स्वीकृति प्रदान करते हैं । 


अधिसूचना 

नियुक्ति 

04 मई , 2016 ई ० 
संख्या 77 / XXXVI ( 3) /2016-208/01-T.C.-I- कुटुम्ब न्यायालय अधिनियम , 1984 ( अधिनियम संख्या -66 , 
सन् 1984 ) की धारा -4 की उपधारा (1) के अधीन शक्ति का प्रयोग करके श्री राज्यपाल महोदय, मा 0 उत्तराखण्ड उच्च 
न्यायालय, नैनीताल की सहमति से श्री हरीश कुमार गोयल, प्रथम अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश, देहरादून को प्रधान 
न्यायाधीश , कुटुम्ब न्यायालय, देहरादून के पद पर कार्यभार ग्रहण करने की तिथि से नियुक्त करने की सहर्ष स्वीकृति 
प्रदान करते हैं । 

आज्ञा से , 
राम सिंह, 
प्रमुख सचिव । 


283 


भाग 1]] 

उत्तराखण्ड गजट , 21 मई , 2016 ई ० (बैशाख 31 , 1938 शक सम्वत् ) 
सहकारिता, गन्ना एवं चीनी अनुभाग -1 

अधिसूचना 

03 मई , 2016 ई ० 
संख्या 391 / XIV - 1 / 2015-11(30 ) / 2010- सूचना का अधिकार अधिनियम, 2005 की धारा -5 एवं 19 में 
प्रदत्त शक्तियों के अधीन शासनादेश संख्या -496 / XIV - 1 / 2014-11( 30 )2014, दिनांक 01 मई , 2016 द्वारा सहकारिता 
विभाग के अन्तर्गत निबन्धक कार्यालय, अल्मोड़ा में सहायक निबन्धक, मुख्यालय, अल्मोड़ा को लोक सूचना अधिकारी 
एवं अपर निबन्धक , मुख्यालय, अल्मोड़ा को अपीलेंट अधिकारी नामित किया गया था । 

2. इस सम्बन्ध में उप निबन्धक, सहकारी समितियाँ के पत्र दिनांक 06 अप्रैल, 2016 के क्रम में उक्त सन्दर्भित 
अधिसूचना दिनांक 01 मई, 2016 को संशोधित करते हुए निबन्धक, सहकारी समितियाँ, (मुख्यालय) अल्मोड़ा के लिए 
अधिनियम में निर्दिष्ट कार्यों हेतु निम्न तालिकानुसार लोक सूचना अधिकारी एवं अपीलीय अधिकारी के रूप में नामित 
किये जाने की श्री राज्यपाल महोदय सहर्ष स्वीकृति प्रदान करते हैं 
लोक प्राधिकारी इकाई लोक सूचना अधिकारी 

अपीलीय अधिकारी 
निबन्धक, कार्यालय अपर जिला सहकारी अधिकारी / सहकारी उप निबन्धक, मुख्यालय, 
(मुख्यालय ), अल्मोड़ा निरीक्षक वर्ग -1, कार्यालय (मुख्यालय), अल्मोड़ा 

अल्मोड़ा 


निबन्धक, सहकारी समितियाँ, मुख्यालय, अल्मोड़ा के कार्यालय के लिए अधिसूचना दिनांक 01 मई, 2014 को 
उक्त सीमा तक संशोधित समझा जाय । 

आज्ञा से , 
विजय कुमार 

ढौंडियाल, 
सचिव । 


वित्त अनुभाग-8 

अधिसूचना 

पदोन्नति 

05 मई , 2016 ई ० 
संख्या 392/2016/13(100 ) / XXVII( 8) / 01- एतद्द्वारा वाणिज्य कर विभाग में कार्यरत निम्नांकित उपायुक्तों 
को नियमित चयनोपरान्त संयुक्त आयुक्त, वाणिज्य कर वेतनमान ₹ 15,600-39,100 सादृश्य ग्रेड वेतन ₹ 7600 के पद 
पर पदोन्नत किये जाने की महामहिम श्री राज्यपाल महोदय, सहर्ष स्वीकृति प्रदान करते हैं : 
क्र ० सं ० 

अधिकारी का नाम 
श्री भूपेन्द्र कुमार पांगती 
श्री शान्ति प्रसाद नौटियाल 
मौ ० शहाब अली 
श्री बृज मोहन पन्त 
श्री राजेश गिल 

श्री अरूण कुमार 
7 . 

श्री राकेश वर्मा 
श्री सुरेन्द्र सिंह नेगी 
श्री धीरेन्द्र सिंह नबियाल 
श्री पान सिंह डुंगरियाल 


1 . 


2 . 


3 . 


4 . 


5 . 


6 . 


8 . 


9 . 


10 . 


284 


उत्तराखण्ड गजट , 21 मई , 2016 ई० (बैशाख 31 , 1938 शक सम्वत् ) 

[ भाग 1 
2. उक्त पदोन्नत अधिकारियों को निर्देशित किया जाता है कि वे तत्काल उपरोक्तानुसार योगदान आख्या 
प्रस्तुत करना सुनिश्चित करें । 
3. उपरोक्त अधिकारियों की तैनाती के आदेश पृथक से निर्गत किये जायेंगे । 

आज्ञा से , 
अमित सिंह नेगी , 


सचिव । 


वित्त अनुभाग -१ 


स्थानान्तरण 

02 सितम्बर , 2015 ई ० 
संख्या 165 / XXVII (9) / 2015 / मनोकर -01 / 2005 - तात्कालिक प्रभाव से श्री सत्ये सिंह बिष्ट, जिला 
मनोरंजन कर अधिकारी, जनपद हरिद्वार का स्थानान्तरण निम्नानुसार किया जाता है 
क्र ० सं ० नाम वर्तमान तैनाती का 

नवीन तैनाती का 
नाम / स्थान 

नाम / स्थान 
1. श्री सत्ये सिंह बिष्ट जिला मनोरंजन कर अधिकारी , जिला मनोरंजन कर अधिकारी , 
जनपद हरिद्वार 

जनपद पौड़ी 


अमित सिंह नेगी, 

सचिव । 


माध्यमिक शिक्षा अनुभाग -2 

अधिसूचना 

नियुक्ति 

02 मई, 2016 ई ० 
संख्या 437 / XXIV- 2 / 2016-29(02) / 2012- डा 0 कुसुम पन्त , प्रभारी निदेशक, अकादमिक शोध एवं प्रशिक्षण, 
उत्तराखण्ड, देहरादून के दिनांक 30-04-2016 को सेवानिवृत्ति के फलस्वरूप, उक्त पद पर नियमित नियुक्ति होने 
अथवा अग्रिम आदेशों तक, जो भी पूर्व हो , श्रीमती सीमा जौनसारी , निदेशक , प्रारम्भिक शिक्षा, उत्तराखण्ड को कार्यहित 
में पूर्णतयाः अस्थाई रूप से निदेशक, अकादमिक शोध एवं प्रशिक्षण, उत्तराखण्ड का अतिरिक्त प्रभार दिये जाने 
की श्री राज्यपाल महोदय, सहर्ष स्वीकृति प्रदान करते हैं । 

2. श्रीमती सीमा जौनसारी को इस कार्य हेतु कोई अतिरिक्त वेतन व भत्ता अनुमन्य नहीं होगा । 


आज्ञा से , 


डी 0 सेन्थिल पाण्डियन , 

सचिव । 


पी ०एस० यू ० ( आर० ई ० ) 21 हिन्दी गजट / 232 - भाग 1-2016 (कम्प्यूटर / रीजियो) । 
मुद्रक एवम् प्रकाशक - अपर निदेशक , राजकीय मुद्रणालय , उत्तराखण्ड , रुड़की । 


पंजीकरण संख्या - यू0 ए 0 / डी 0 ओ 0 / डी 0 डी 0एन 0 / 30 / 2015-17 


सरकारी गजट, उत्तराखण्ड 


उत्तराखण्ड सरकार द्वारा प्रकाशित 


रुड़की, शनिवार , दिनांक 21 मई, 2016 ई 0 ( बैशाख 31 , 1938 शक सम्वत् ) 


भाग 1 - क 
नियम, कार्य - विधियां, आज्ञाएं , विज्ञप्तियां इत्यादि जिनको उत्तराखण्ड के राज्यपाल महोदय , विभिन्न विभागों 

के अध्यक्ष तथा राजस्व परिषद् ने जारी किया 


HIGH COURT OF UTTARAKHAND , NAINITAL 

NOTIFICATION 

April 26, 2016 
No. 74 /UHC / Admin .(A )/2016 -- Following officers of the Court are promoted to the postof Deputy Registrar 
in the pay scale of pay in payband 15,600-39,100 with grade pay of * 7600 /- in the establishment of the High 
Court of Uttarakhand at Nainitalwith effect from the date of their taking over charge . 


1. Sri G.P. Dhyani, Head P.S. 
2. Sri K.C. Suyal, Assistant Registrar. 


By Order of Hon ble the Chief Justice , 

Sd / 
D. P. GAIROLA 
Registrar General. 


NOTIFICATION 

April 27, 2016 
No. 75 /UHC /XIV /40 /Admin.A -- SmtMeena Tiwari, District & Sessions Judge , Tehri Garhwal is hereby 
sanctioned medical leave for 17 days w.e.f. 01.04.2016 to 17.04.2016 . 


By Order of Hon ble the Administrative Judge , 

Sd / 
Registrar ( Inspection ). 


493 - ख 


494 


BERTUE TGT, 21 , 2016 $ o ( 31, 1938 • 4490 ) 

[ TT 1-5 
OFFICE OF THE PRESIDING OFFICER , LABOUR COURT, DEHRADUN 


CERTIFICATE OF HANDING OVER CHARGE 

April 02 , 2016 
LetterNo. 100 (V ) --Certified that the office ofPresiding Officer, Labour Court, Dehradun was transferred 
on proceeding to medicalleave w.e.f. 02.04.2016 to 06.05.2016 , in anticipation of sanctions ofHon ble High Court 
ofUttarakhand ,Nainital, as hereinafter denoted, in the forenoon ofApril 02 , 2016 . 

C.P. BIJLWAN , 
Presiding Officer, Labour Court. 

Dehradun . 
Countersigned 
Sd-(Illegible) 


Registrar General. 
Hon ble High Court of Uttarakhand , 

Nainital. 


HIGH COURT OF UTTARAKHANDAT NAINITAL 

CHARGE CERTIFICATE 
(ON TAKING OVER ) 

April 26 , 2016 
No. 1902 -- This is to certify thatthe office ofthe Deputy Registrar in the Establishment ofthe High Court 
of Uttarakhand at Nainital, is taken over under the order of the High Court vide Notification No.74 /UHC /Admin .(A )/ 
2016 ,Dated April 26 , 2016 as herein denoted in the forenoon ofApril 26 , 2016 . 


KRISHNA CHANDRA SUYAL , 

Relieving Officer, 
G.P.F.No. LJU / 22164, 
Employee code No. 360011015 . 


Countersigned 

Sd- ( Illegible ) 
Registrar General. 
High Court of Uttarakhand, 

Nainital. 


CHARGE CERTIFICATE 

(TAKING OVER ) 

April 27, 2016 
No. 1903 /Admn.(A)-UHC/2016--CERTIFIED that the Office of the Deputy Registrar, High Court of 
Uttarakhand , Nainital,was transferred vide High Court of Uttarakhand Notification No.74 /UHC /Admin .( A )/2016 , 
Dated April 26 , 2016 as herein denoted in the forenoon of 27th April, 2016 . 

G. P. DHYANI, 

Relieving Officer 
Countersigned , 
D. P.GAIROLA , 
Registrar General. 


495 


भाग 1 -क 

उत्तराखण्ड गजट , 21 मई, 2016 ई ० (बैशाख 31. 1938 शक सम्वत् ) 
UTTARAKHAND STATE LEGAL SERVICES AUTHORITY HIGH COURT CAMPUS , 

NAINITAL 


NOTIFICATION 


April 27 , 2016 
No. 481/ III - A - 1/ 2016 /SLSA -- Ms. Reena Negi, Secretary, District Legal Services Authority, Almora is 
hereby sanctioned earned leave for a period of 12 days w.e.f. 25.03.2016 to 05.04.2016 with permission to prefix 
23.03.2016and 24.03.2016as Holi holidays . 

By Order of Hon ble the Executive Chairman , 

Sd/ 
PRASHANT JOSHI, 


Member Secretary. 


कार्यालय जनपद न्यायाधीश, पिथौरागढ़ 

कार्यभार मुक्त प्रमाण - पत्र 

19 मार्च, 2016 ई ० 


28 


पत्रांक 114 ( VII) / एक - 01-2012 - प्रमाणित किया जाता है कि मेरे द्वारा दिनांक 19-03-2016 के अपराह्न 
में सिविल जज ( जूनियर डिवीजन ) / न्यायिक मजिस्ट्रेट, प्रथम श्रेणी, पिथौरागढ़ का कार्यभार दिनांक 21-03-2016 से 
02-04-2016 तक [दिनांक 20-03-2016 (रविवार) पूर्वयोजित एवं 03-04-2016 (रविवार) पश्च योजित करते हुए ] 
माननीय उच्च न्यायालय, उत्तराखण्ड , नैनीताल से अर्जित अवकाश की स्वीकृति की प्रत्याशा में छोड़ा गया । 
प्रतिहस्ताक्षरित , 

अविनाश कुमार श्रीवास्तव , 
ह 0 ( अस्पष्ट ) 

सिविल जज ( जूनियर डिवीजन) / 
जनपद न्यायाधीश, 

न्यायिक मजिस्ट्रेट , प्रथम श्रेणी, 
पिथौरागढ़ । 

पिथौरागढ़ । 


कार्यालय उप सम्भागीय परिवहन अधिकारी, टनकपुर ( चम्पावत ) 

कार्यालयादेश 

28 मार्च, 2016 ई ० 
पत्र पत्रांक मैमो / निल0 - निर0 / 2016 - निम्नलिखित चालकों के चालन अनुज्ञप्ति का निलम्बन तीन माह हेतु 
माननीय सर्वोच्च न्यायालय द्वारा गठित सड़क सुरक्षा समिति के दिशा -निर्देशों के अनुपालन में मोटर वाहन अधिनियम 
के प्रावधानानुसार किया जाता है 

लाइसेन्स धारक का लाइसेन्स संख्या / श्रेणी संस्तुतिकर्ता अभियोग लाइसेन्स निलम्बन 
सं ० नाम व पता 

एवं वैधता अधिकारी 

अवधि 
किशोर पुत्र श्री खीम सिंह , 

UK- 0320020001539 पुलिस अधीक्षक , | निर्धारित क्षमता से दिनांक 28.03.2016 
निवासी , बोरागोठ, टनकपुर , मोटर साईकिल / हल्का / 

अधिक सवारी ले से दिनांक 27.06.2016 
जनपद चम्पावत भारी वाहन एवं हिल 

जाने व तेज गति 
वैधता दिनांक 

से वाहन चलाने 


: 


क्र ० 


1 . 


चम्पावत 


तक 


11.08.2016 तक 


2. | दिनेश चन्द्र पुत्र श्री मथुरा दत्त जोशी, 

निवासी ग्राम कोलीढेक 
कर्णकरायत , जिला चम्पावत । 


पुलिस अधीक्षक , 
चम्पावत 


वाहन चलाते समय 
मोबाइल का प्रयोग 


दिनांक 28.03.2016 
से दिनांक 27.06.2016 


UK- 0319990016317 
हल्का वाहन / भारी वाहन 
वैधता दिनांक 22.12.2017 
तक 


तक 


496 


[ भाग 1 - क 


उत्तराखण्ड गजट , 21 मई, 2016 ई० ( बैशाख 31, 1938 शक सम्वत् ) 

कार्यालयादेश 


12 अप्रैल, 2016 ई ० 
पत्रांक 1106 / निल 0 - निर0 / 2015 - निम्नलिखित चालकों के चालन अनुज्ञप्ति का निलम्बन तीन माह हेतु 
माननीय सर्वोच्च न्यायालय द्वारा गठित सड़क सुरक्षा समिति के दिशा -निर्देशों के अनुपालन में मोटर वाहन अधिनियम 
के प्रावधानानुसार किया जाता है 
क्र ० लाइसेन्स धारक का | लाइसेन्स संख्या / श्रेणी संस्तुतिकर्ता अभियोग लाइसेन्स निलम्बन 
सं ० नाम व पता 

एवं वैधता अधिकारी 

अवधि 
1. | सुन्दर सिंह पुत्र श्री मदन सिंह, UK -0320120009045 पुलिस अधीक्षक , | निर्धारित क्षमता से दिनांक 12.04.2016 
निवासी ग्राम ऐडी गुरोली मोटर साईकिल / हल्का / चम्पावत 

अधिक सवारी ले से दिनांक 11.07.2016 
कालूखान थाना चम्पावत , भारी वाहन एवं हिल वैधता 

जाने व तेज गति तक 
जिला चम्पावत दिनांक 05.04.2018 तक 

से वाहन चलाने . 
2. | रोशन सिंह फाल पुत्र श्री छत्तर सिंह | UK -0320070005484 

पुलिस अधीक्षक, वाहन शराब पीकर 

दिनांक 12.04.2016 
फाल, निवासी चौमल्ला 

हल्का वाहन, मोटर 

चम्पावत 

चलाना व गलत से दिनांक 11.07.2016 
थाना लोहाघाट, जिला चम्पावत साईकिल एवं हल्का 

पार्किंग 

तक 
कामर्शियल वाहन . 
पृष्ठांकन पर्वतीय मार्ग 
हेतु वैधता दिनांक 

16.03.2018 तक 
3. | दिलीप सिंह पुत्र श्री दीवान सिंह, UK- 0319820014159 पुलिस अधीक्षक , | निर्धारित क्षमता से दिनांक 12.04.2016 
निवासी ग्राम दियूरी, तह 0 हल्का वाहन, अव्यवसायिक चम्पावत 

अधिक भार ले जाने से दिनांक 11.07.2016 
चम्पावत , जिला चम्पावत एवं व्यवसायिक ट्रांस 

तक 
पर्वतीय मार्ग हेतु वैधता 

व्यवसायिक 25.02.2016 
4. | गोपाल सिंह पुत्र श्री पूरन सिंह, UK- 0320010002544 पुलिस अधीक्षक, | निर्धारित क्षमता से दिनांक 12.04.2016 
निवासी ग्राम व पो 0 बचकोट, हल्का वाहन एवं मोटर 

चम्पावत 

अधिक सवारी ले से दिनांक 11.07.2016 
जिला चम्पावत साईकिल एवं ट्रांस 

जाने 

तक 
व्यवासायिक पर्वतीय 
मार्ग हेतु 

वैधता 13.09.2016 
5 . श्री गणेश दत्त जोशी पुत्र UK- 0320110005944 ट्रैफिक इंस्पेक्टर 

तीव्रगति से वाहन 

दिनांक 12.04.2016 
श्री राम दत्त जोशी, 

हल्का वाहन , अव्यवसायिक कापस हेड़ा, का संचालन 

से दिनांक 11.07.2016 
निवासी 215, बरी अंजनिया , एवं व्यवसायिक ट्रांस दिल्ली 

तक 
तह0 व पो ० खटीमा 

पर्वतीय मार्ग हेतु वैधता 

व्यवसायिक 30.06.2016 
6. ] किशन सिंह सामन्त पुत्र UK - 0320110005980 पुलिस अधीक्षक , 

नशे की हालत में दिनांक 12.04.2016 
श्री इन्द्र सिंह, निवासी हल्का मोटर वाहन प्राईवेट चम्पावत 

वाहन चलाना 

से दिनांक 11.07.2016 
ग्राम सिंगदा थाना मोटर साईकिल एवं ट्रांस 

तक 
लोहाघाट, जिला चम्पावत 

हेतु , वैधता 02.07.2016 
7. | राजेन्द्र जोशी पुत्र श्री नंदा बल्लभ UK - 0320110005320 पुलिस अधीक्षक, नशे की हालत में दिनांक 12.04.2016 
भट्ट, निवासी चूलागाँव 

हल्का मोटर वाहन 

चम्पावत वाहन चलाना 

से दिनांक 11.07.2016 
बाराकोट, लोहाघाट , अव्यवसायिक मोटर साइकिल 

तक 
चम्पावत 

एवं ट्रांस व्यवसायिक एवं 
पर्वतीय मार्ग हेतु, 
वैधता 07.05.2016 


रश्मि भट्ट, 


लाइसेसिंग अथॉरिटी, 
मोटर वाहन विभाग । 


497 


भाग 1 - क ] 


उत्तराखण्ड गजट , 21 मई , 2016 ई ० (बैशाख 31, 1938 शक सम्वत्) 
कार्यालय सहायक सम्भागीय परिवहन अधिकारी, टनकपुर ( चम्पावत ) 

आदेश 


अतः, 


31 मार्च, 2016 ई ० 
पत्रांक 1072 / पंजीयन निरस्त / 2016-17 - वाहन संख्या UKO3TA-0135, मॉडल 2009, चेसिस नं 0 95968494 
इंजन GA94G74011, इस कार्यालय अभिलेखानुसार वाहन स्वामी श्रीमती चन्द्रा कापडी पत्नी श्री नन्दा बल्लभ कापडी, 
निवासी जै गाँव जैताली, मोरारी, जिला चम्पावत के नाम पर दर्ज है , वाहन स्वामी ने दिनांक 27.11.2015 को 
आवेदन - पत्र के साथ मूल चेसिस नं 0 प्लेट प्रस्तुत करते हुए अवगत कराया है कि उनका वाहन मार्ग पर संचालन योग्य 
न होने के कारण वाहन को काट कर समाप्त कर दिया गया है साथ ही वाहन का पंजीयन निरस्त करने हेतु अनुरोध 
किया है । वाहन फाइनेन्स से मुक्त है । प्रवर्तन अनुभाग की आख्या के अनुसार वाहन पर कोई चैक चालान लम्बित नहीं 
है । उक्त तथ्यों के आधार पर वाहन के पंजीयन / चिन्ह के बने रहने का कोई औचित्य नहीं रहता है । 

मैं , रश्मि भट्ट, सहायक सम्भागीय परिवहन अधिकारी, टनकपुर (चम्पावत) केन्द्रीय मोटरयान अधिनियम , 
1988 की धारा 55 के अन्तर्गत प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए दिनांक 31-03-2016 को वाहन संख्या 
UKO3TA-0135 चेसिस संख्या 95668494 तत्काल प्रभाव से निरस्त करती हूँ । 

आदेश 

31 मार्च, 2016 ई ० 
पत्रांक 1072A / पंजीयन निरस्त / 2016-17 - वाहन संख्या UKOSTA-0255 , मॉडल 2008, चेसिस नं 0 
SARSPXJ004284 इंजन G1408508J03814, इस कार्यालय अभिलेखानुसार वाहन स्वामी श्री पंकज सिंह पुत्र श्री गोविन्द सिंह , 
निवासी लाल ईमली पडव, टनकपुर, जिला चम्पावत के नाम पर दर्ज है , वाहन स्वामी ने दिनांक 09.03.2016 को 
आवेदन - पत्र के साथ मूल चेसिस नं 0 प्लेट प्रस्तुत करते हुए अवगत कराया है कि उनका वाहन मार्ग पर संचालन योग्य 
न होने के कारण वाहन को काट कर समाप्त कर दिया गया है साथ ही वाहन का पंजीयन निरस्त करने हेतु अनुरोध 
किया है । वाहन फाइनेन्स से मुक्त है । प्रवर्तन अनुभाग की आख्या के अनुसार वाहन पर कोई चैक चालान लम्बित नहीं 
है । उक्त तथ्यों के आधार पर वाहन के पंजीयन / चिन्ह के बने रहने का कोई औचित्य नहीं रहता है । 

अतः, मैं , रश्मि भट्ट, सहायक सम्भागीय परिवहन अधिकारी, टनकपुर ( चम्पावत ) केन्द्रीय मोटरयान अधिनियम , 
1988 की धारा 55 के अन्तर्गत प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए दिनांक 31-03-2016 को वाहन संख्या 
UK03TA-0255, चेसिस संख्या SARSPXJ004284 तत्काल प्रभाव से निरस्त करती हूँ । 

आदेश 

31 मार्च, 2016 ई ० 
पत्रांक 1072B / पंजीयन निरस्त / 2016-17 - वाहन संख्या UKOSCA-0248, मॉडल 2010, चेसिस नं 0 
MA1ZN2GGAA1G49836 इंजन GGA1G61681, इस कार्यालय अभिलेखानुसार वाहन स्वामी श्री प्रहलाद सिंह बोहरा पुत्र 
श्री मोहन सिंह बोहरा , निवासी तारकुडा मादली, चम्पावत , जिला चम्पावत के नाम पर दर्ज है , वाहन स्वामी ने 
दिनांक 08.03.2016 को आवेदन - पत्र के साथ मूल चेसिस नं 0 प्लेट प्रस्तुत करते हुए अवगत कराया है कि उनका वाहन 
मार्ग पर संचालन योग्य न होने के कारण वाहन को काट कर समाप्त कर दिया गया है साथ ही वाहन का पंजीयन 
निरस्त करने हेतु अनुरोध किया है । वाहन फाइनेन्स से मुक्त है । प्रवर्तन अनुभाग की आख्या के अनुसार वाहन पर कोई चैक 
चालान लम्बित नहीं है । उक्त तथ्यों के आधार पर वाहन के पंजीयन / चिन्ह के बने रहने का कोई औचित्य नहीं रहता है । 

अतः, मैं , रश्मि भट्ट, सहायक सम्भागीय परिवहन अधिकारी, टनकपुर ( चम्पावत) केन्द्रीय मोटरयान अधिनियम , 
1988 की धारा 55 के अन्तर्गत प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए दिनांक 31-03-2016 को वाहन संख्या 
UKOBCA-0248, चेसिस संख्या MA1ZN2GGAA1G49836 तत्काल प्रभाव से निरस्त करती हूँ | 


. 


रश्मि भट्ट, 


सहायक सम्भागीय परिवहन अधिकारी, 

टनकपुर ( चम्पावत ) । 


498 


उत्तराखण्ड गजट , 21 मई , 2016 ई ० (बैशाख 31, 1938 शक सम्वत् ) 

[ भाग 1 - क 
कार्यालय सहायक सम्भागीय परिवहन अधिकारी , ऋषिकेश, देहरादून 

कार्यालयादेश 

05 अप्रैल, 2016 ई ० 
पत्रांक 350 / कर -पंजी0 / UA07R- 8350 ( ऑटो ) / 2016 - वाहन संख्या UA07R-8350 ( ऑटो) के वाहन स्वामी 
सोहन लाल गोनियाल पुत्र श्री नन्दराम गोनियाल, निवासी अमितग्राम, गुमानिवाला, ऋषिकेश द्वारा दिनांक 31-01-2016 
को इस आशय का प्रार्थना -पत्र कार्यालय में प्रस्तुत किया गया है कि उसका वाहन वर्ष 2006 मॉडल है । वाहन पुराना 
हो जाने के कारण मार्ग में संचालित होने योग्य नहीं है । वाहन स्वामी द्वारा मोटरयान अधिनियम , 1988 के अन्तर्गत 
अपनी वाहन संख्या UA07R-8350 ( ऑटो ) का पंजीयन / चेसिस निरस्त करने हेतु आवेदन किया है । वाहन स्वामी के 
अनुरोध पर समस्त औपचारिकताएं पूर्ण करने के पश्चात् वाहन का चेसिस छाप वाला हिस्सा नष्ट कर कार्यालय में जमा 
करा लिया गया है । वाहन संख्या UA07R -8350 ( ऑटो ) का चेसिस संख्या 89016A6 व इंजन संख्या R6A201864 तथा मॉडल 
2006 है । 

अतः, मैं , डा 0 अनीता चमोला, कर - पंजीयन अधिकारी, ऋषिकेश मोटरयान अधिनियम , 1988 की धारा -55 में 
निहित अधिकारों का प्रयोग करते हुए उक्त वाहन का चेसिस संख्या 89016A6 का पंजीयन / चेसिस तत्काल प्रभाव से 
निरस्त करती हूँ । 


कार्यालयादेश 

05 अप्रैल , 2016 ई ० 
पत्रांक 351 / कर -पंजी0 / UP07C -4441 (टैंकर) / 2016 - वाहन संख्या UP07C-4441 (टैंकर) के वाहन स्वामी 
सुभाष चन्द पुत्र श्री रोशन लाल, निवासी कैलाश गेट मुनिकीरेती, ऋषिकेश द्वारा दिनांक 30-03-2016 को इस आशय 
का प्रार्थना - पत्र कार्यालय में प्रस्तुत किया गया है कि उसका वाहन वर्ष 1997 मॉडल है । वाहन पुराना हो जाने के कारण 
मार्ग में संचालित होने योग्य नहीं है । वाहन स्वामी द्वारा मोटरयान अधिनियम , 1988 के अन्तर्गत अपनी वाहन संख्या 
UP07C -4441 (टैंकर ) का पंजीयन / चेसिस निरस्त करने हेतु आवेदन किया है । वाहन स्वामी के अनुरोध पर समस्त 
औपचारिकताएं पूर्ण करने के पश्चात् वाहन का चेसिस छाप वाला हिस्सा नष्ट कर कार्यालय में जमा करा लिया गया 
है । वाहन संख्या UP07C -4441 (टैंकर) का चेसिस संख्या 365073MTQ135748 व इंजन संख्या 697D30MTQ162795 तथा 
मॉडल 1997 है । 

अतः, मैं , डा 0 अनीता चमोला, कर - पंजीयन अधिकारी , ऋषिकेश मोटरयान अधिनियम , 1988 की धारा -55 में 
निहित अधिकारों का प्रयोग करते हुए उक्त वाहन का चेसिस संख्या 365073MTQ135748 का पंजीयन / चेसिस तत्काल 
प्रभाव से निरस्त करती हूँ । 


. 


कार्यालयादेश 

05 अप्रैल, 2016 ई ० 
पत्रांक 352 / कर -पंजी0 / UP07C - 1214 ( ट्रक) / 2016 - वाहन संख्या UP07C-1214 ( ट्रक ) के वाहन स्वामी 
सुभाष भट्ट पुत्र श्री कुंजीलाल, निवासी 80 इन्द्रानगर, ऋषिकेश द्वारा दिनांक 06-01-2016 को इस आशय का 
प्रार्थना - पत्र कार्यालय में प्रस्तुत किया गया है कि उसका वाहन वर्ष 1995 मॉडल है । वाहन पुराना हो जाने के कारण 
मार्ग में संचालित होने योग्य नहीं है । वाहन स्वामी द्वारा मोटरयान अधिनियम, 1988 के अन्तर्गत अपनी वाहन संख्या 
UP07C-1214 (ट्रक) का पंजीयन / चेसिस निरस्त करने हेतु आवेदन किया है ! वाहन स्वामी के अनुरोध पर समस्त 
औपचारिकताएं पूर्ण करने के पश्चात् वाहन का चेसिस छाप वाला हिस्सा नष्ट कर कार्यालय में जमा करा लिया गया है । वाहन 
संख्या UP07C- 1214 ( ट्रक ) का चेसिस संख्या 360324LVQ004776 व इंजन संख्या 697D23LVQ133292 तथा मॉडल 1995 है । 

मैं , डा 0 अनीता चमोला, कर - पंजीयन अधिकारी, ऋषिकेश मोटरयान अधिनियम , 1988 की धारा -55 में 
निहित अधिकारों का प्रयोग करते हुए उक्त वाहन का चेसिस संख्या 360324LVQ004776 का पंजीयन / चेसिस तत्काल 
प्रभाव से निरस्त करती हूँ | 


अतः, 


499 


भाग 1 - क ] 


उत्तराखण्ड गजट , 21 मई , 2016 ई ० ( बैशाख 31 , 1938 शक सम्वत् ) 

कार्यालयादेश 


05 अप्रैल , 2016 ई ० 
पत्रांक 353 / कर - पंजी0 / UP07C -9992 (टैंकर) / 2016 - वाहन संख्या UP07C- 9992 (टैंकर) के वाहन 
स्वामी संजीव कुमार गोयल पुत्र स्व ० श्री बाला प्रसाद गोयल , राजा ट्रांसपोर्ट प्रा ० लि 0, ऋषिकेश द्वारा दिनांक 
06-01-2016 को इस आशय का प्रार्थना - पत्र कार्यालय में प्रस्तुत किया गया है कि उसका वाहन वर्ष 2003 मॉडल 
है । वाहन पुराना हो जाने के कारण मार्ग में संचालित होने योग्य नहीं है । वाहन स्वामी द्वारा मोटरयान अधिनियम, 
1988 के अन्तर्गत अपनी वाहन संख्या UP07C -9992 (टैंकर) का पंजीयन / चेसिस निरस्त करने हेतु आवेदन किया 
है । वाहन स्वामी के अनुरोध पर समस्त औपचारिकताएं पूर्ण करने के पश्चात् वाहन का चेसिस छाप वाला हिस्सा 
नष्ट कर कार्यालय में जमा करा लिया गया है । वाहन संख्या UP07C -9992 (टैंकर) का चेसिस संख्या 395093CWZ203093 
व इंजन संख्या 30C62262760 तथा मॉडल 2003 है । 

मैं , डा 0 अनीता चमोला, कर - पंजीयन अधिकारी, ऋषिकेश मोटरयान अधिनियम , 1988 की धारा -55 
में निहित अधिकारों का प्रयोग करते हुए उक्त वाहन का चेसिस संख्या 395093CWZ203093 का पंजीयन / चेसिस 
तत्काल प्रभाव से निरस्त करती हूँ । 


अतः, 


कार्यालयादेश 


05 अप्रैल , 2016 ई ० 
पत्रांक 354 / कर - पंजी0 / UA07C - 9663 (मैक्सी) / 2016 - वाहन संख्या UA07C -9663 (मैक्सी) के वाहन 
स्वामी राजकुमार पुत्र रामप्रसाद, निवासी म0 सं 0 222 गोहरी माफी रायवाला, ऋषिकेश द्वारा दिनांक 08-02-2016 
को इस आशय का प्रार्थना - पत्र कार्यालय में प्रस्तुत किया गया है कि उसका वाहन वर्ष 2002 मॉडल है । वाहन 
पुराना हो जाने के कारण मार्ग में संचालित होने योग्य नहीं है । वाहन स्वामी द्वारा मोटरयान अधिनियम, 1988 
के अन्तर्गत अपनी वाहन संख्या UA07C -9663 (मैक्सी) का पंजीयन / चेसिस निरस्त करने हेतु आवेदन किया है । 
वाहन स्वामी के अनुरोध पर समस्त औपचारिकताएं पूर्ण करने के पश्चात् वाहन का चेसिस छाप वाला हिस्सा नष्ट 
कर कार्यालय में जमा करा लिया गया है । वाहन संख्या UP12T UA07C - 9663 (मैक्सी) का चेसिस संख्या 
421055EXZ400907 व इंजन संख्या 497SP26EXZ872636 तथा मॉडल 2002 है । 

अतः, मैं , डा 0 अनीता चमोला, कर - पंजीयन अधिकारी, ऋषिकेश मोटरयान अधिनियम , 1988 की धारा -55 
में निहित अधिकारों का प्रयोग करते हुए उक्त वाहन का चेसिस संख्या 421055EXZ400907 का पंजीयन / चेसिस 
तत्काल प्रभाव से निरस्त करती हूँ । 


कार्यालयादेश 


05 अप्रैल , 2016 ई ० 
पत्रांक 355 / कर -पंजी0 / UA08J- 3902 ( ऑटो) / 2016 - वाहन संख्या UA08J -3902 ( ऑटो) के वाहन 
स्वामी सूरत चन्द पुत्र शिव चन्द्र , निवासी म 0 सं 0 9/2, ढालवाला , ऋषिकेश द्वारा दिनांक 30-03-2016 को इस 
आशय का प्रार्थना - पत्र कार्यालय में प्रस्तुत किया गया है कि उसका वाहन वर्ष 2007 मॉडल है । वाहन पुराना हो 
जाने के कारण मार्ग में संचालित होने योग्य नहीं है । वाहन स्वामी द्वारा मोटरयान अधिनियम , 1988 के अन्तर्गत 
अपनी वाहन संख्या UA083-3902 ( ऑटो ) का पंजीयन / चेसिस निरस्त करने हेतु आवेदन किया है । वाहन स्वामी 
के अनुरोध पर समस्त औपचारिकताएं पूर्ण करने के पश्चात् वाहन का चेसिस छाप वाला हिस्सा नष्ट कर कार्यालय 
में जमा करा लिया गया है । वाहन संख्या UA083-3902 ( ऑटो ) का चेसिस संख्या 89648C6 व इंजन संख्या 
R6B0216754 तथा मॉडल 2007 है । 


500 


उत्तराखण्ड गजट , 21 मई , 2016 ई ० (बैशाख 31, 1938 शक सम्वत् ) 


[ भाग 1 - क 


अतः, मैं , डा 0 अनीता चमोला, कर - पंजीयन अधिकारी, ऋषिकेश मोटरयान अधिनियम , 1988 की धारा -55 
में निहित अधिकारों का प्रयोग करते हुए उक्त वाहन का चेसिस संख्या 89648C6 का पंजीयन / चेसिस तत्काल प्रभाव 
से निरस्त करती हूँ । 


कार्यालयादेश 


05 अप्रैल, 2016 ई ० 


पत्रांक 356 / कर -पंजी0 / UP07C -9603 (टैंकर) / 2016 - वाहन संख्या UP07C- 9603 (टैंकर) के वाहन 
स्वामी संजीव कुमार गोयल पुत्र स्व ० श्री बाला प्रसाद गोयल, राजा ट्रांसपोर्ट प्रा ० लि 0, ऋषिकेश द्वारा दिनांक 
06-01-2016 को इस आशय का प्रार्थना- पत्र कार्यालय में प्रस्तुत किया गया है कि उसका वाहन वर्ष 2000 मॉडल 
है । वाहन पुराना हो जाने के कारण मार्ग में संचालित होने योग्य नहीं है । वाहन स्वामी द्वारा मोटरयान अधिनियम , 
1988 के अन्तर्गत अपनी वाहन संख्या UP07C -9603 (टैंकर ) का पंजीयन / चेसिस निरस्त करने हेतु आवेदन किया 
है । वाहन स्वामी के अनुरोध पर समस्त औपचारिकताएं पूर्ण करने के पश्चात् वाहन का चेसिस छाप वाला हिस्सा 
नष्ट कर कार्यालय में जमा करा लिया गया है । वाहन संख्या UP07C-9603 (टैंकर) का चेसिस संख्या 388046DZZ109129 
व इंजन संख्या 00C62142826 तथा मॉडल 2000 है । 

अतः, मैं , डा 0 अनीता चमोला, कर --पंजीयन अधिकारी, ऋषिकेश मोटरयान अधिनियम , 1988 की धारा -55 
में निहित अधिकारों का प्रयोग करते हुए उक्त वाहन का चेसिस संख्या 388046DZZ109129 का पंजीयन / चेसिस 
तत्काल प्रभाव से निरस्त करती हूँ | 


कार्यालयादेश 


05 अप्रैल, 2016 ई ० 


पत्रांक 357 / कर - पंजी0 / UA07C - 7918 (विक्रम) / 2016 - वाहन संख्या UA07C- 7918 (विक्रम) के वाहन 
स्वामी नसीम खान पुत्र श्री नजीर खान , निवासी 109, मोतीचूर, हरीपुर कलां, ऋषिकेश द्वारा दिनांक 30-03-2016 
को इस आशय का प्रार्थना -पत्र कार्यालय में प्रस्तुत किया गया है कि उसका वाहन वर्ष 2004 मॉडल है । वाहन 
पुराना हो जाने के कारण मार्ग में संचालित होने योग्य नहीं है । वाहन स्वामी द्वारा मोटरयान अधिनियम, 1988 
के अन्तर्गत अपनी वाहन संख्या UA07C- 7918 (विक्रम) का पंजीयन / चेसिस निरस्त करने हेतु आवेदन किया है । 
वाहन स्वामी के अनुरोध पर समस्त औपचारिकताएं पूर्ण करने के पश्चात् वाहन का चेसिस छाप वाला हिस्सा नष्ट 
कर कार्यालय में जमा करा लिया गया है । वाहन संख्या UA07C -7918 (विक्रम) का चेसिस संख्या 088023 व इंजन 
संख्या A3K08101 तथा मॉडल 2004 है । 


अतः, मैं , डा 0 अनीता चमोला, कर - पंजीयन अधिकारी, ऋषिकेश मोटरयान अधिनियम , 1988 की धारा -55 
में निहित अधिकारों का प्रयोग करते हुए उक्त वाहन का चेसिस संख्या 088023 का पंजीयन / चेसिस तत्काल प्रभाव 
से निरस्त करती हूँ । 


501 


भाग 1 - क 


उत्तराखण्ड गजट , 21 मई , 2016 ई 0 ( बैशाख 31, 1938 शक सम्वत् ) 


कार्यालयादेश 


05 अप्रैल, 2016 ई ० 
पत्रांक 359 / कर -पंजी0 / UP07C - 9601 (ट्रक ) / 2016 - वाहन संख्या UP07C-9601 ( ट्रक ) के वाहन स्वामी 
संदीप बंसल पुत्र श्री एस0 पी 0 बंसल, निवासी 148, ग्रीन पार्क, निरंजनपुर देहरादून द्वारा दिनांक 19-03-2016 
को इस आशय का प्रार्थना - पत्र कार्यालय में प्रस्तुत किया गया है कि उसका वाहन वर्ष 2000 मॉडल है । वाहन 
पुराना हो जाने के कारण मार्ग में संचालित होने योग्य नहीं है । वाहन स्वामी द्वारा मोटरयान अधिनियम, 1988 
के अन्तर्गत अपनी वाहन संख्या UP07C-9601 (ट्रक) का पंजीयन / चेसिस निरस्त करने हेतु आवेदन किया है । वाहन 
स्वामी के अनुरोध पर समस्त औपचारिकताएं पूर्ण करने के पश्चात् वाहन का चेसिस छाप वाला हिस्सा नष्ट कर 
कार्यालय में जमा करा लिया गया है । वाहन संख्या UP07C- 9601 (ट्रक ) का चेसिस संख्या 388046FZZ112857 व ईजन 
संख्या 00F62150433 तथा मॉडल 2000 है । 

अतः, मैं , डा 0 अनीता चमोला, कर - पंजीयन अधिकारी, ऋषिकेश मोटरयान अधिनियम , 1988 की धारा -55 
में निहित अधिकारों का प्रयोग करते हुए उक्त वाहन का चेसिस संख्या 388046FZZ112857 का पंजीयन / चेसिस 
तत्काल प्रभाव से निरस्त करती हूँ | 


कार्यालयादेश 


05 अप्रैल, 2016 ई ० 
पत्रांक 360 / कर -पंजी0 / UAB- 4075 (ट्रक ) / 2016 - वाहन संख्या UAB-4075 (ट्रक) के वाहन स्वामी 
आत्माराम गोयल पुत्र स्व ० श्री बंसीलाल , निवासी 09 सदानन्द मार्ग , ऋषिकेश देहरादून द्वारा दिनांक 30-03-2016 
को इस आशय का प्रार्थना - पत्र कार्यालय में प्रस्तुत किया गया है कि उसका वाहन वर्ष 1989 मॉडल है । वाहन 
पुराना हो जाने के कारण मार्ग में संचालित होने योग्य नहीं है । वाहन स्वामी द्वारा मोटरयान अधिनियम, 1988 
के अन्तर्गत अपनी वाहन संख्या UAB-4075 (ट्रक) का पंजीयन / चेसिस निरस्त करने हेतु आवेदन किया है । वाहन 
स्वामी के अनुरोध पर समस्त औपचारिकताएं पूर्ण करने के पश्चात् वाहन का चेसिस छाप वाला हिस्सा नष्ट कर 
कार्यालय में जमा करा लिया गया है । वाहन संख्या UAB- 4075 (ट्रक) का चेसिस संख्या 344057311419 व ईंजन संख्या 
692D23320374 तथा मॉडल 1989 है । 

अतः, मैं , डा 0 अनीता चमोला, कर - पंजीयन अधिकारी, ऋषिकेश मोटरयान अधिनियम , 1988 की धारा -55 
में निहित अधिकारों का प्रयोग करते हुए उक्त वाहन का चेसिस संख्या 344057311419 का पंजीयन / चेसिस तत्काल 
प्रभाव से निरस्त करती हूँ । 


कार्यालयादेश 


11 अप्रैल, 2016 ई ० 
पत्रांक 373 / कर - पंजी0 / UP07C -5330 (जिप्सी कार) / 2016 - वाहन संख्या UP07C -5330 (जिप्सी कार ) 
के वाहन स्वामी मैसर्स टी 0 एच 0 डी 0 सी 0 इण्डिया लि 0 पता प्रगति पुरम, ऋषिकेश द्वारा दिनांक 03-03-2016 को 
इस आशय का प्रार्थना - पत्र कार्यालय में प्रस्तुत किया गया है कि उसका वाहन वर्ष 1997 मॉडल है । वाहन पुराना 
हो जाने के कारण मार्ग में संचालित होने योग्य नहीं है । वाहन स्वामी द्वारा मोटरयान अधिनियम , 1988 के अन्तर्गत 
अपनी वाहन संख्या UP07C -5330 (जिप्सी कार ) का पंजीयन / चेसिस निरस्त करने हेतु आवेदन किया है । वाहन 
स्वामी के अनुरोध पर समस्त औपचारिकताएं पूर्ण करने के पश्चात् वाहन का चेसिस छाप वाला हिस्सा नष्ट कर 
कार्यालय में जमा करा लिया गया है । वाहन संख्या UP07C -5330 (जिप्सी कार ) का चेसिस संख्या 184009 व ईजन 
संख्या 581537 तथा मॉडल 1997 है । 

अतः, मैं , डा 0 अनीता चमोला, कर - पंजीयन अधिकारी, ऋषिकेश मोटरयान अधिनियम , 1988 की धारा -55 
में निहित अधिकारों का प्रयोग करते हुए उक्त वाहन का चेसिस संख्या 184009 का पंजीयन / चेसिस तत्काल प्रभाव 
से निरस्त करती हूँ । 


- 


502 


उत्तराखण्ड गजट , 21 मई, 2016 ई ० (बैशाख 31, 1938 शक सम्वत्) 

[ भाग 1 - क 
कार्यालयादेश 

11 अप्रैल, 2016 ई ० 
पत्रांक 375 / कर- पंजी0 / UP07C-5309 (मोटर कार) / 2016 - वाहन संख्या UP07C -5309 ( मोटर कार ) के 
वाहन स्वामी मैसर्स टी 0एच0 डी 0 सी 0 इण्डिया लि 0 पता प्रगति पुरम, ऋषिकेश द्वारा दिनांक 03-03-2016 को इस 
आशय का प्रार्थना - पत्र कार्यालय में प्रस्तुत किया गया है कि उसका वाहन वर्ष 1997 मॉडल है । वाहन पुराना हो 
जाने के कारण मार्ग में संचालित होने योग्य नहीं है । वाहन स्वामी द्वारा मोटरयान अधिनियम , 1988 के अन्तर्गत 
अपनी वाहन संख्या UP07C-5309 (मोटर कार) का पंजीयन / चेसिस निरस्त करने हेतु आवेदन किया है । वाहन 
स्वामी के अनुरोध पर समस्त औपचारिकताएं पूर्ण करने के पश्चात् वाहन का चेसिस छाप वाला हिस्सा नष्ट कर 
कार्यालय में जमा करा लिया गया है । वाहन संख्या UP07C -5309 (मोटर कार) का चेसिस संख्या 4HV- DV27032 व 
ईंजन संख्या DV27032 तथा मॉडल 1997 है । 

अतः, मैं , डा 0 अनीता चमोला , कर - पंजीयन अधिकारी, ऋषिकेश मोटरयान अधिनियम, 1988 की धारा-55 
में निहित अधिकारों का प्रयोग करते हुए उक्त वाहन का चेसिस संख्या 4HV- DV27032 का पंजीयन / चेसिस तत्काल 
प्रभाव से निरस्त करती हूँ । 

डा 0 अनीता चमोला, 
सहायक सम्भागीय परिवहन अधिकारी, 

ऋषिकेश । 


कार्यालय सहायक सम्भागीय परिवहन अधिकारी, प्रशासन, ऊधमसिंह नगर 

कार्यालय आदेश 


28 अप्रैल, 2016 ई ० 
पत्रांक 530 / टी 0 आर0 / पंजी0 नि 0 / UP78T-5060 / 2016- वाहन संख्या UP78T-5060, मॉडल 1999, चेसिस 
संख्या 373043LQQ008896 तथा इंजन नं 0 697D21LQQ133055 , कार्यालय में श्री दीवान सिंह परिहार पुत्र श्री जैत सिंह , 
निवासी ग्राम व पो 0 छत्तरपुर, रूद्रपुर, जिला ऊधमसिंह नगर के नाम पंजीकृत है , वाहन स्वामी दिनांक 26-04-2016 
को आवेदन - पत्र के साथ वाहन की मूल चेसिस नं 0 प्लेट प्रस्तुत करते हुए अवगत कराया है कि उनका वाहन मार्ग में 
संचालित करने योग्य नहीं है । वाहन का पंजीयन निरस्त करने हेतु अनुरोध किया है । वाहन फाइनेन्स से मुक्त है । 
वाहन का कर 30-04-2016 तक जमा है । वाहन का मार्ग परमिट सचिव सम्भागीय परिवहन प्राधिकरण हल्द्वानी द्वारा 
समर्पण / निरस्त / जारी करने हेतु उनके कार्यालय की आख्या अंकित है । उक्त तथ्यों के आधार पर वाहन के पंजीयन 
चिन्ह के बने रहने का कोई औचित्य नहीं रहता है । 

अतः, मैं , नन्द किशोर पंजीयन अधिकारी, मोटर वाहन विभाग ऊधमसिंह नगर मोटर वाहन अधिनियम , 
1988 की धारा -55 (2) के अन्तर्गत प्रदत्त अधिकारों का प्रयोग करते हुए वाहन संख्या UP78T-5060 का पंजीयन 
चिन्ह एवं चेसिस संख्या 373043LQQ008896 तत्काल प्रभाव से निरस्त करता हूँ । 


कार्यालय आदेश 

28 अप्रैल, 2016 ई ० 
पत्रांक 532 / टी ० आर० / पंजी० नि ० / HR37-2028 / 2016- वाहन संख्या HR37-2028, मॉडल 1995 , चेसिस 
संख्या 360324LVQ726432 तथा इंजन नं 0 697D23LVQ775001, कार्यालय में श्री महेन्द्र सिंह पुत्र श्री हरवंश सिंह , 
निवासी म 0 नं 0 39 , थारू तिसौर, सितारगंज, जिला ऊधमसिंह नगर के नाम पंजीकृत है , वाहन स्वामी ने दिनांक 
27-04-2016 को आवेदन - पत्र के साथ वाहन की मूल चेसिस नं 0 प्लेट प्रस्तुत करते हुए अवगत कराया है कि उनका 
वाहन मार्ग में संचालित करने योग्य नहीं है । वाहन का पंजीयन निरस्त करने हेतु अनुरोध किया है । वाहन फाइनेन्स 
से मुक्त है । वाहन का कर 30-04-2016 तक जमा है । वाहन का मार्ग परमिट सचिव सम्भागीय परिवहन प्राधिकरण 
हल्द्वानी द्वारा समर्पण / निरस्त / जारी करने हेतु उनके कार्यालय की आख्या अंकित है । उक्त तथ्यों के आधार पर वाहन 
के पंजीयन चिन्ह के बने रहने का कोई औचित्य नहीं रहता है । 


503 


भाग 1 -क] 


उत्तराखण्ड गजट , 21 मई , 2016 ई ० (बैशाख 31, 1938 शक सम्वत्) 


अतः, मैं , नन्द किशोर पंजीयन अधिकारी, मोटर वाहन विभाग ऊधमसिंह नगर मोटर वाहन अधिनियम , 
1988 की धारा -55 ( 2) के अन्तर्गत प्रदत्त अधिकारों का प्रयोग करते हुए वाहन संख्या HR37-2028 का पंजीयन चिन्ह 
एवं चेसिस संख्या 360324LVQ726432 तत्काल प्रभाव से निरस्त करता हूँ । 


कार्यालय आदेश 


28 अप्रैल, 2016 ई ० 


पत्रांक 533 / टी ० आर० / पंजी0 नि 0 / HR38A- 6180 / 2016- वाहन संख्या HR38A- 6180, मॉडल 1996, चेसिस 
संख्या 360324DTQ711651 तथा इंजन नं 0 697D23DTQ736506. कार्यालय में श्री साहिद नूर पुत्र श्री मौ 0 नूर , निवासी 
म 0नं 0 81, सिसईया , सितारगंज, जिला ऊधमसिंह नगर के नाम पंजीकृत है, वाहन स्वामी ने दिनांक 27-04-2016 को 
आवेदन - पत्र के साथ वाहन की मूल चेसिस नं 0 प्लेट प्रस्तुत करते हुए अवगत कराया है कि उनका वाहन मार्ग में 
संचालित करने योग्य नहीं है । वाहन का पंजीयन निरस्त करने हेतु अनुरोध किया है । वाहन फाइनेन्स से मुक्त है । 
वाहन का कर 30-04-2016 तक जमा है । वाहन का मार्ग परमिट सचिव सम्भागीय परिवहन प्राधिकरण हल्द्वानी द्वारा 
समर्पण / निरस्त / जारी करने हेतु उनके कार्यालय की आख्या अंकित है । उक्त तथ्यों के आधार पर वाहन के पंजीयन 
चिन्ह के बने रहने का कोई औचित्य नहीं रहता है । 

अतः, मैं , नन्द किशोर पंजीयन अधिकारी, मोटर वाहन विभाग ऊधमसिंह नगर मोटर वाहन अधिनियम , 
1988 की धारा -55( 2) के अन्तर्गत प्रदत्त अधिकारों का प्रयोग करते हुए वाहन संख्या HR38A-6180 का पंजीयन 
चिन्ह एवं चेसिस संख्या 360324DTQ711651 तत्काल प्रभाव से निरस्त करता हूँ । 


कार्यालय आदेश 


28 अप्रैल, 2016 ई ० 


पत्रांक 534 / टी 0 आर0 / पंजी० नि ० / UK06TA-1189 / 2016- वाहन संख्या UKO6TA- 1189 , मॉडल 2010 , चेसिस 
संख्या 5K02100032 तथा इंजन नं 0 ROL2876723. कार्यालय में श्री इरफान कुरेसी पुत्र श्री मौ 0 अहमद , निवासी दरऊ 
किच्छा, जिला ऊधमसिंह नगर के नाम पंजीकृत है , वाहन स्वामी ने दिनांक 13-04-2016 को आवेदन - पत्र के साथ 
वाहन की मूल चेसिस नं 0 प्लेट प्रस्तुत करते हुए अवगत कराया है कि उनका वाहन मार्ग में संचालित करने योग्य नहीं 
है । वाहन का पंजीयन निरस्त करने हेतु अनुरोध किया है । वाहन फाइनेन्स से मुक्त है । वाहन का कर 31-12-2016 
तक जमा है । उक्त तथ्यों के आधार पर वाहन के पंजीयन चिन्ह के बने रहने का कोई औचित्य नहीं रहता है । 


अतः, मैं , नन्द किशोर पंजीयन अधिकारी, मोटर वाहन विभाग ऊधमसिंह नगर मोटर वाहन अधिनियम , 
1988 की धारा -55( 2) के अन्तर्गत प्रदत्त अधिकारों का प्रयोग करते हुए वाहन संख्या UKO6TA- 1189 का पंजीयन 
चिन्ह एवं चेसिस संख्या 5602100032 तत्काल प्रभाव से निरस्त करता हूँ । 


नन्द किशोर, 
सहायक सम्भागीय परिवहन अधिकारी, 

रूद्रपुर, ऊधमसिंह नगर । 


पी ० एस० यू ० ( आर0 ई 0) 21 हिन्दी गजट / 232 – भाग 1 - क -2016 ( कम्प्यूटर / रीजियो) । 
मुद्रक एवम् प्रकाशक - अपर निदेशक, राजकीय मुद्रणालय, उत्तराखण्ड, रुड़की । 


---------............. 


पंजीकरण संख्या - यू 0ए 0 / डी 0 ओ 0 / डी 0 डी 0 एन 0 / 30 / 2015--17 


सरकारी गजट, 

उत्तराखण्ड 
उत्तराखण्ड सरकार द्वारा प्रकाशित 


रुड़की, शनिवार, दिनांक 21 मई , 2016 ई ० ( बैशाख 31 , 1938 शक सम्वत्) 


- 


भाग 8 
सूचना एवं अन्य वैयक्तिक विज्ञापन आदि 
कार्यालय नगर पालिका परिषद्, कोटद्वार ( पौड़ी गढ़वाल ) 

दिनांक 29 मार्च, 2016 
पत्रांक 913 / रेडी ला 0 शुल्क / संशो0 / 2015-16 - संख्या रेडी ला 0 शुल्क / संशो0 / 2015-16 नगर पालिका 
परिषद् कोटद्वार गढ़वाल ने यू ० पी ० म्यूनिसिपैलिटीज एक्ट 1916 की धारा-298 के अन्तर्गत प्रदत्त अधिकारों का प्रयोग 
करते हुए अपने वर्तमान रेहडी लाइसेन्स शुल्क / रिक्शा शुल्क / लाउडस्पीकर शुल्क पावर मिल्स मशीन शुल्क के 
उपनियम 4 ( क ) जो कि विज्ञप्ति सं 0 शु 0 / ला ० शु 0 / संशो0 / 2003-04, दिनांक 17-02-2004 के अनुसार सरकारी गजट 
उत्तरांचल , दिनांक 19 जून, 2004 में प्रकाशित एवं संशोधित होकर लागू किये गये थे, में संशोधन एवं परिवर्द्धन की 
प्रस्तावना की है । जिस पर बोर्ड द्वारा बोर्ड प्रस्ताव सं 0 5 (2) दिनांक 04-06-2015 के अनुसार स्वीकृति प्रदान की गयी 
थी । उपविधियों को म्यु ० एक्ट , 1916 की धारा -301 (1) के अनुरूप समस्त प्रभावित व्यक्तियों को सूचनार्थ आपत्ति एवं 
सुझाव आमंत्रित करने के उद्देश्य से दैनिक राष्ट्रीय सहारा दिनांक 19-12-2015 के अंक में प्रकाशित किया गया था । 
निर्धारित समयान्तर्गत कोई भी आपत्ति एवं सुझाव प्राप्त नहीं हुये हैं । अतः नगर पालिका अधिनियम, 1916 (यथा 
संशोधित) की धारा -298 (2) के अन्तर्गत प्रदत्त अधिकारों का प्रयोग करते हुए उपनियम 4 ( क ) में संशोधित एवं 
परिवर्द्धित उपनियमों को उत्तराखण्ड शासकीय सरकारी गजट में प्रकाशन की तिथि से लागू किये जाने की स्वीकृति 
प्रदान की जाती है । 

संशोधन का प्रस्ताव 
क्र ० सं ० 

वर्तमान दर 

संशोधित दर 
1 - फेरे में सामान विक्रय किये 75 / - ₹ वार्षिक 

150 / -रु ० 
जाने वाला हाथ ठेला (रेहडी ) 
लाउडस्पीकर शुल्क 20 / - प्रथम घन्टे 

50 / - ₹ 
5 / - ₹ प्रति घन्टे 

15 / - ₹ 
पावर मिल्स मशीन शुल्क 

1 हा 0 पा 0 से 5 150 / - ₹ 

250 / - ₹ 
6 हा 0 पा 0 से 25 हा 0 पा 0 तक 200 / - ₹ 

300 / - ₹ 
26 हा 0 पा 0 से 50 हा 0 पा 0 तक 300 / - ₹ 

600 / - ₹ 
51 हा 0 पा 0 से 100 हा 0 पा 0 तक 400 / - ₹ 

800 / - ₹ 
101 हा 0 पा 0 से 150 से अधिक हा 0 पा 0 तक 500 / - ₹ 

1000 / - ₹ 
रिक्शा लाइसेन्स शुल्क 1 -रिक्शे के स्वामी के लिए 75 / - ₹ 

150 / - ₹ 
2 - रिक्शे के चालक के लिए 25 / - ₹ 

50 / - ₹ 
( ह ० ) 

अध्यक्ष, 

नगर पालिका परिषद्, कोटद्वार । 
पी ० एस ० यू ० ( आर0 ई0 ) 21 हिन्दी गजट / 232 – भाग 8-2016 (कम्प्यूटर / रीजियो)। 
मुद्रक एवम् प्रकाशक - अपर निदेशक, राजकीय मुद्रणालय , उत्तराखण्ड , 

रुड़की । 
133 - ट 


1 


स 


2 . 


2 . 


TO पा ० तक 


3 . 


4 . 


